रजिस्ट्रीसंडी एल -33004 / 99 


REGD . NO . D . L -33004/ 99 


. समाजात 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- 


सं . 720 ] 
No. 720] 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड ( i ) 
PARTIL - Section3 - Sub - section (it ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
. नई दिल्ली, बुधवार , बुलाई 13, 2005/ आषाढ़ 22, 1927 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2005/ASADHA 22 , 1927 
पति परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2005 


- 


- 


का . आ . 988 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजजमार्ग मंत्रालय ) की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 811 ( अ) तारीख 14 जुलाई , 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है ) जो भारत 
के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii ) तारीख 14 जुलाई , 2004 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा 
आन्ध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 235/ 000 कि . मी . से 240 /000 कि . मी . 
(विजयवाड़ा -विशाखापत्तनम खण्ड ) तक के भूखंड पर निर्माण करने और चौड़ा करने के लोक प्रयोजन के लिए उक्त 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


। 


. और उक्त अधिसूचना का सार तारीख 9 सितम्बर, 2004 को “ वार्ता ” और “ डेकन क्रोनिकल ” दोनों में 
प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुये हैं ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को .. 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः , अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3घ की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना है ; 


और, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त 
होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । 


2090 GI/ 2005 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( i)] 


NAR 


अनुसूची 


आन्ध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 5 के 235 . 000 कि . मी . से 240. 000 कि . मी. 
(विजयवाडा -विशाखापत्तनम सेक्शन ) के प्रस्तावित मार्गाधिकार के भीतर आने वाली संरचना सहित अथवा संरचना 
रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन 

जिला : पूर्वी गोदावरी 


क्रम 


न का नाम 


गाव का नाम 


सर्वेक्षण संख्या 


स्वामी का नाम 


संख्या 


भूमि का | भूमि का 
प्रकार | क्षेत्रफल 

( एकड़/ सेंट ) 
( 5 ) .. . ( 6 ) . 
| निजी 10. 08 


( 4 ) . . 
240 / 2ए2 / 2ए 


- 


- 


240 / 1ए2/ 2ए 
240/ 1बी2 / 2ए 


। निजी 
निजी 


0. 09 
0.05 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


कसमसेठी बैंकटलक्षमी , पत्नी 
सत्यनारायण 
कसमसेठी सूर्यकान्थम पत्नी राजाराव 
पेडारेड्डी शकुन्तला सिधवी कंस्ट्रक्शन 
( इ) लिमिटेड 
बोदुलुरी श्रीलता, पत्नी सुरेश बाबू 
कसम सेठी सूर्याकान्थम 
रमीसेठी रामचन्द्ररा 
लक्कोजू स्थनम 
चेदुलुरी सूर्यनारायण पुत्र नागराजू 
चेदुलुरी सत्यनारायण पुत्र सूर्यनारायण 


- 


- 


- 


- 


- 


226 / 1ए2/ 2ए 
226 / 2बी 1 
216 / 2ए1 
216 / 292 
216/ 2ए3 
216/ 294 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


0 . 28 
0 .24 
0 . 05 
0 . 04 
| 0 . 02 
| 0 .02 


- 


- 


- 


निजी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


निजी 


- 


निजी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


A 


+ 


216 / 2ए5 
216/ 286 
216/ 2ए7 
216/ 3एच1 
216 / 3एच2 
216/ 3एच3 
216 / 3एच4 
216 / 3एच5 
216/ 3एच6 
216/ 3एचा 
216/ 3एच8 
216/ 3एच 9 
216 / 4बी2 
216/ 4बी 3 

216 / 6बी1 
1216 / 3बी2 

216 /6 बी3 
216/ 6 बी4 
216 / 6बी 5 
216 /6बी 6 


P 


निजी 10 . 0134 
। निजी 0 . 0062 

निजी 0 .02 
निजी | 0 .04 

| 0 . 015 
निजी 0. 01 

0 .025 
निजी 0 . 0143 
निजी 10. 0143 
निजी | 0 . 0180 
निजी 1 0 . 02 
निजी 0 .03 
निजी 0. 0165 
निजी 0 . 0165 
निजी 0 .01 
निजी 0 .01 
निजी 0 .01 
निजी 0 .17 
निजी 0 . 18 
निजी 0 . 18 


येनूगन्ती चन्द्रावती 
दुल्ला बैंकटलक्ष्मी 
चैन्नमसेठी सूर्यनारायण 
गुदला सूर्यनारायण 
सीमेंट रोड़ 
मुरा नुकाराजू 
कोठापल्ली सथेम्मा 
इन्दुरती मरीदम्मा 
वेमागिरी कोट्इया 
सीमेंट रोड़ 
येदीदा नुकाराजू 
पालीवेला नुकाराजू 
येदीदा नुकाराजू 
खाली स्थल 
येदीदा नुकाराजू 
खाली स्थल 
पेनूमर्थी सीथयम्मा 
गोडुपू श्रीनू 
कोला नागेश्वर राव 
मैसर्स सॉई राम स्टोन क्रसर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. [ भाग 1 - खण्ड 3(ii ) ] . , 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


(1) 


(2 ) 


(3) 


216 / 5सी1 
216/ 5सी2 
1218 / 192 


( 5 ) ( 6 ) 
निजी 0 .01 
निजी 0 . 16 
निजी 0 . 24 


- 


218 / 1ए2 | निजी 0 .04 
218/ 3ए1 

| निजी 70.03 
218 / 4ए2 | निजी 0 .19 
221/ 2जी1 /1बी | निजी 0 . 25 
1221 / 2एफ 1/ 1ए | निजी 0 . 12 

221 /211 /1बी निजी 0 . 03 
| 221 / 2एच1/ बी | निजी 0 . 05 
222 / 1ए2 | निजी 0 . 03 
222 / 1ए3 . . निजी 0. 04 
222 / 1ए4 | निजी | 0. 02 


( 3 ) 
कोला नागेश्वर राव 
मैसर्स सॉई राम स्टोन क्रसर 
गंजला पेडा अप्पलराजू गंजला चिना 
अप्पलराजू पुत्र वैकटराव 
गंजला सुरीबाबू 
अभूदला अटचिय्या 
अमूदला अटचिय्या 
लिंगम भूलोकम पुत्र चेल्लईया 
छगन्ती प्रकाश राव 
सगीराजू सीतारामराजू 
कोरला कथस्यानी देवी 
अदबला कुटइया 
यादला सत्यनारायण 
अल्लम बुल्लाबाई 


- 


- 


[ फा. सं. भाराराप्रा/11014/3डी / 2005 - इ. जी./एपी/ तक/ म. प्र. ( सी के -I) ] 

. प्रभाकर, उप सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
(Departurient of Road Transport and Highways) 

NOTHICATION 
New Delhi, the 12th July, 2005 


S.O . 988(E ).-- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, 
Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways ), number S.O . 811(E ) 
dated the 14th July , 2004, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part -II, Section 3 , Sub- section 
(ii ), dated 14th July , 2004 ( hereinafter referred to as the said notification ) issued under sub- section (1) of 
section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ), the 
Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to the 
said notification for the public purpose of building and widening of National Highways No. 5 on the 
stretch of land from Km. 235 /000 to Km. 240 / 000 ( Vijayawada-Visakhapatnam Section) in East 
Godavari District, in the State of Andhra Pradesh ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Vartha " and "Deccan 
Chronicle ” both dated the 9th September , 2004; 

And whereas no objections have been received by the competent authority ; 

And whereas in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the competent 
authority,has submitted its report to the CentralGovernment ; 


· THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II-- Sec . 3 (ü )] 


Hand 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that the land specified in the Schedule annexed hereto is to be acquired for the aforesaid 
purpose; 

And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that, on the publication of this notification in the Official Gazette, the land 
specified in the said Schedule annexed hereto , shall vest absolutely in the Central Government free from 
all encumbrances. 


SCHEDULE 


- 


- 


( 3 ) 


NA 


Brief description of land with or without structure falling within proposed right of way of National Highway No. 5 
from Km . 235 .000 to 240 .000 ( Vijayawada - Visakhapatnam Section ) in East Godavari District in the State of 
Andhra Pradesh . 

DISTRICT - EAST GODAVARI 
Serial Name of the Name of the Survey No. Type Area of Name of owner 
No. Mandal Village 

olland Land 

| (Acs/ cents ) 

(4 ) L ( 5 ) L ( 6 ) 
Kirlampudi Krishnavaram | 240 /2A2/ 2A Private 

| 0 . 08 

Kasamsetti Venkatalakshmi, 

W /o Satyanarayana 
240/ 1A2/2A Private 1 0 . 09 Kesamsetti Suryakantham , 

W /o Rajarao 
240 / 1B2/2A Private | 0.05 Pedareddi Sakunthala Sidhvi 

Constructions (I) Ltd . 
226 / 1A2/2A Private 0 .28 Bodduluri Srilatha ,Wlo 

Suresh Babu 
226 / 2B1 Private 0 . 24 

Kesamsetti Suryakantham 
216 /2A1 Private 0 .05 

Ramisetti Ramachandrara 
216 /2A2 | Private 0 .04 

Lakkoju Rathnam 
| 216 /2A3 Private 0 . 02 

Cheduluri Suryanarayana , Slo 

Nagaraju 
216 /2A4 

| Private 0 .02 Cheduluri Satyanarayana , Slo 

Suryanarayana Murth 
216 /2A5 Private 0 .0134 | Yenuganti Chandravathi 
| 216 /2A6 Private | 0 .0062 Dulla Venkatalakshmi 

216 /2A7 Private 0 .02 | Chennámsetti Suryanarayana 
| 216 / 3HI Private 0 .04 Gudala Suryanarayana 
216 /3H2 Private 0 .015 Cement road 
216 /3H3 Private 0 . 01 Mura Nookaraju 
216 / 3H4 Private | 0 . 025 Kothapalli Sathemma 
216 / 3H5 Private 0 .0143 Indurti Maridamma 
| 216 / 3H6 Private 0 .0143 Vemagiri Kotayya 
216 / 3H7 Private 0 .0180 

Cement road 
216 /3H8 Private 0 . 02 

Yedida Nookaraju 
216 / 3H9 | Private 1 0 . 03 Palivela Nookaraju 


nh 


MA 


[ TI- Uus 3 (ü ) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) 


NAN 


(4 ) 
216 /4B2 
216 /4B3 
216 /6B1 
216 /6B2 
216 /6B3 
216 /6B4 
216 /6B5 
216 /6B6 
216 /5C1 
216 /5C2 
218 / 1A2 


T (5 ) 

Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 


(6 ) 
0 . 0165 
0 .0165 
0 .01 
0 .01 
0. 01 
0 . 17 
0 . 18 
0 . 18 
0 .01 
0 . 16 
0 . 24 


Yedida Nookaraju 
Vacant site 
Yedida Nookaraju 
Vacant site 
Penumarthi Seethayamma 
Goodupu Srinu 
Kola Nageswara Rao 
M /s. Sai Ram Stone Crusher 
Kola Nageswara Rao 
M / s. Sai Ram Stone Crusher 
Ganajala Peda Appalaraju 
Ganajala China Apppalaraju , 
Slo Venkata Rao 
Ganajala Suribabu 

Amudala Atchiyya 
| Amudala Atchiyya 
Lingam Bhulokam , Slo 
Chellayya 
| Chaganti Prakasa Rao 
| Sagiraju Seetharamaraju 

Korla Kathsayani Devi 
| Adabala Kutayya 

Yadla Satyanarayana 
| Allam Bullabbai 


| 218 / 1A2 Private ! 0 .04 

218 /3A1 Private 0 .03 
| 218 /4A2 Private | 0 . 19 
221 /2G1/ 1B | Private 0 .25 


| 221/2F1/ 1A | Private | 0 . 12 

221/ 2E1/ 1B Private . 0 .03 
| 221 /2H1/ 1B | Private 0 .05 
222 / 1A2 Private 0 . 03 
222 /1A3 Private 0 .04 
| 222 / 1A4 | Private 0 .02 


21 


| [F No. NHA / 110143D/ 2005/ E. G / APITECH/ GM ( CK - DI 

PRABHAKAR, Dy . Secy . 


Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


